निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 130 ) 


25 माघ 1934 ( शO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 14 फरवरी 2013 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 
9 जनवरी 2013 


सं0 सं0का0 - 1 / विविध 4051 / 2006 - 20 — अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना सं0 1199 , दिनांक 07.08 . 
2012 एवं अधिसूचना ( शुद्धि पत्र) सं0 1494, दिनांक 03. 10.2012 द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग में मनोनीत 
निम्नांकित महानुभावों को उनके योगदान की तिथि से राज्यमंत्री की सुविधायें अनुमान्य होगी । इसका वित्तीय भार 
प्रशासी विभाग द्वारा वहन किया जायेगा । 


क्रम स० 

1. 
2. 


नाम 
पद्मश्री सुधा वर्गीज 
सरदार चरण सिंह 


पदनाम 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नवनीत रंजन तिवारी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 130 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette .bih .nic.in 


